निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


र 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 पौष 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 09 ) पटना , मंगलवार , 4 जनवरी 2022 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


O 


, 


अधिसूचना 

6 दिसम्बर 2021 
सं ० वि ० स ० विशेष समिति -06 / 2021-3246 / वि ० स ० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया 
जाता है कि सप्तदश बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र में श्री संजय सरावगी , स ० वि ० स ० द्वारा पूछे गए ग्रामीण कार्य विभाग 
से संबंधित अल्पसूचित प्रश्न संख्या -11 पर आसन द्वारा दिये गए नियमन के आलोक में विषय की जाँच हेतु बिहार विधान 
सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -59 के तहत् माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान सभा ने विशेष समिति 
का गठन निम्न प्रकार से किया है 
1. श्री नीतीश मिश्रा ( क्षेत्र सं0-38 ) , 

स ० वि ० स ० 

सभापति 
2. श्री विजय शंकर दूबे ( क्षेत्र सं०-112 ) , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
3. श्री अवध बिहारी चौधरी ( क्षेत्र सं०-105 ) , 

सवि ० स ० 

सदस्य 
4. श्री संजय सरावगी ( क्षेत्र सं०-83 ) , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
5. श्री राज कुमार सिंह ( क्षेत्र सं०-144 ) , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
सभा सचिव इस समिति के सचिव होंगे तथा समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 03 ( तीन ) 
माह तक के लिए होगा । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से . 

शैलेन्द्र सिंह , 

सचिव । 


O 


1 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 9-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


